निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 343 ) 


12 चैत्र 1936 ( श ) 
पटना , बुधवार, 2 अप्रील 2014 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

03 दिसम्बर 2013 
सं0 8 / व० 3 - 81 / 2012 - 1717 — विभागीय अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 17.07. 2012 के द्वारा " बच्चों की 
मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 " की धारा - 34 एवं " बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 
नियमावली 2011 के नियम 25 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य में शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित राज्य 
सलाहकार परिषद का गठन किया गया है । राज्य सलाहकार परिषद की दिनांक 18. 10. 2013 की बैठक में लिये गये 
निर्णय के आलोक में निदेशक , प्राथमिक शिक्षा - सह - नोडल पदाधिकारी को राज्य सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव 
नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सत्यनारायण, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 343 -571 + 1000 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


